निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 आश्विन 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 1150) पटना , वृहस्पतिवार, 1 अक्तूबर 2015 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

01 अक्टूबर 2015 
सं0 बी1 - 3 -117 / 2015 - 34 — बिहार विधान - सभा आम निर्वाचन , 2015 के अवसर पर वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल 
सिस्टम ( वीवीपीएटी ) सहित इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों के प्रयोग से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश 
संख्या-576 / 3 / वी0वी0पी0ए0टी0 / 2015 / एस0डी0आर0- खण्ड –| दिनांक 22. 09 .2015 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की 


जाती है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सोहन कुमार ठाकुर, 

संयुक्त सचिव - सह 
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार | 


बिहार गजट ( असाधारण ), 1 अक्तूबर 2015 

भारत निर्वाचन आयोग 


- 


- 


निदेश 


निर्वाचन सदन , अशोका रोड, नई दिल्ली- 110001 तारीख 22 सितम्बर, 2015 / 31 भाद्रपद, 1937 ( शक ) 


सं0 576 / 3 / वी. वी. पी.ए.टी. / 2015 / एस. डी. आर.- खण्ड - — यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 61क में यह 
प्रावधान है कि मतदान मशीनों के द्वारा यथा विहित ऐसी रीति से मत दिया जाए तथा उसे रिकॉर्ड किया जाए जैसा भारत निर्वाचन आयोग 
द्वारा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रख कर ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपनाई जाए ; और 

____ 2. यतः निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम, 49क के परंतुक के अनुसार ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में या 
उनके हिस्सों में जैसा भी भारत निर्वाचन आयोग निदेश दे, ऐसे डिजाइन वाले ड्रॉप बाक्स सहित प्रिंटर, जैसे निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित 
किए जाएं , भी वोट के पेपर ट्रेल के मुद्रण हेतु वोटिंग मशीन से संलग्न किए जाएगे; और 

___ 3. यतः , भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी दिनांक 21 सितम्बर, 2015 की अधिसूचना संख्या 576 / 3 / ईवीएम / 2015 / 
एसडीआर - खंड | द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61क के अधीन बिहार राज्य के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों 
को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में पहले ही निनिदिष्ट कर दिया है जिनमें वर्तमान साधारण निर्वाचन के लिए मतदान में वोटो का दिया जाना 
और रिकॉर्ड किया जाना वोटिंग मशीनों के जरिए किया जाएगा । 

4. अतः अब, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के उक्त परंतुक के अधीन अपनी 


शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा 

बिहार के 36 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, जैसा कि संलग्नक में विनिर्दिष्ट है ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्देशित करता है 
जिनमें बिहार के वर्तमान विधान सभा साधारण निर्वाचन में मतों को देने और उनकी रिकॉडिग हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली 
प्रत्येक वोटिंग मशीन के साथ ड्रॉप बॉक्स सहित प्रिंटर संलग्न किया जाएगा । 
भारत इलैक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बैंगलोर एवं इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा तैयार किये गए ड्रॉप 
बॉक्स प्रिंटर के डिजाइन को ऐसे प्रिंटर के रूप में अनुमोदित करता है जिसे उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में वोट देने और उसकी 
रिकॉर्डिग हेतु प्रयोग की जाने वाली उक्त मशीनों के साथ जोड़ा जाएगा । 

आदेश से, 
अनुज जयपुरियार , 

सचिव । 


fabR J5T (31HTERUT ), 1 316 2015 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 


DIRECTION 
Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi- 110001 Date 22nd September, 2015 / 

31 Bhadrapada, 1937 ( Saka ) 
No. 576/3/VVPAT/ 2015/SDR - Vol.I— Whereas , Section 61A of the Representation 
of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of voters by voting machines 


in such manner as may be prescribed , may be adopted in such constituency or constituencies 
as the Election Commission of India may , having regard to the circumstances of each case , 
specify ; and 

2 . Whereas , as per the proviso to rule 49A of the conduct of Elections Rules, 1961, 


a printer with a drop box of such design , as may be approved by the Election Commission of 


India , may also be attached to a voting machine for printing a paper trail of the vote , in such 


constituency or constituencies or parts thereof as the Election Commission of India may 
direct; and 


3 . Whereas , the Election Commission 


of India has , vide its notification 


No.576 /3 /EVM /2015 / SDR - Vol.I dated 21 September 2015 , already specified under the 
said section 61A of the Representation of the people Act, 1951, all the Assembly 
Constituencies in the State of Bihar as the constituencies in which the votes shall be given 
and recorded by means of voting machines at the poll to be taken for the current general 


elections ; 


4 . Now , therefore , the Election commission of India , in exercise of its powers under 
the said proviso to rule 49A of the Conduct of Election Rules, 1961, hereby – 

(i) specifies 36 Assembly Constituencies of Bihar as listed in the Annexure 

hereto as the constituencies in which a printer with a drop box shall be 
attached to every voting machine to be used for the giving and recording of 

voters at the current general election to the Bihar Legislative Assembly ; 
( ii ) approves the design of the printer with the drop box as developed by the 

Bharat Electronics, Ltd., Bangalore and Electronics Corporation of India 
Ltd ., Hyderabad , as the printer which shall be attached to the said voting 
machines to be used for the giving and recording of voters in the above said 
Assembly Constituencies . 


By Order, 
ANUJ JAIPURIAR , 

Secretary. 


faER TOTT (318ITETU ), 1 3778ar 2015 
Assembly Constituencies of Bihar, where ECIL make VVPATs are to be used : 
S .No. District 

Assembly Constituency 
1 Patna 

183 -Kumhrar 
182 -Bankipur 

181- Digha 
4 Gaya 

230 -Gaya Town 
Muzaffarpur 

94 -Muzaffarpur 
6 Darbhanga 

83 -Darbhanga 
7 Bhojpur 

194 - Arrah 
Nalanda 

172 -Biharsarif 
9 Saran 

| 118 - Chapra 
10 Siwan 

| 105 - Siwan 
Assembly Constituencies of Bihar , where BEL make VVPATs are to be used : 
S .No. District 

Assembly Constituency 
1 Bhagalpur 

156 -Bhagalpur 
2 Katihar 

63 - Katihar 
3 Purnia 

62- Purnia 
Munger 

165 -Munger 
Saharsa 

76 -Saharsa 
Rohtas 

208 -Sasaram 
Begusarai 

146 -Begusarai 
Aurangabad 

223 - Aurangabad 
9 Buxar 

200 -Buxar 
10 Kishanganj 

54 -Kishanganj 
11 Jahanabad 

216 - Jahanabad 
12 Nawada 

237- Nawada 
13 Sitamarhi 

28 - Sitamarhi 
14 Samastipur 

133 - Samastipur 
15 Araria 

48 - Forbesganj 
16 Jamui 

241- Jamui 
17 | Madhubani 

36 -Madhubani 
18 Khagaria 

149 -Khagaria 
19 Gopalganj 

101 -Gopalganj 
20 Supaul 

| 43 - Supaul 
21 Madhepura 

73 -Madhepura 
Banka 

161- Banka 
Kaimur (Bhabua ) 205 - Bhabua 
24 East Champaran 

19 -Motihari 
Vaishali 

123 -Hajipur 
26 West Champaran 

8 - Bettiah 


8 


22 


23 


25 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
far TTT (3RITETUT ) 1150 -571 + 300 - stoctonton 

Website : http :// egazette .bih.nic.in 


